SH 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 श्रावण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 680 राँची, गुरुवार , 


22 अगस्त , 2019 ( ई ०) 


, 


वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धिपत्र 
13 अगस्त , 

2019 


संचिका संख्या -2/ भा ० व ० से ०( स्था ०)-16 / 2015-3142-- विभागीय अधिसूचना संख्या-2/ भा ० व ० से ०( स्था ०) 
16/ 2015-3133 एवं 3134 दिनांक -13.08.2019 के द्वारा पदस्थापित क्रमशः श्री विकास पालिवाल, भा ०व ० से ० 
( झा०-2017 ) एवं श्री राहुल कुमार, भा ०व० से० ( झा०-2017 ) का पदस्थापन दिनांक -01.09.2019 से प्रभावी होगा। 


एतद संबंधी निर्गत उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार दास , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 680 -- 50 


